पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म . प्र .-- 108 -- भोपाल - 09 -- 11 . 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/ 153 , 
दिनांक 10 - 1--06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


HD 


त्यमेव जय 


त BY 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 103 ] 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2010 - माघ 2, शक 1931 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 

___ “निर्वाचन भवन " 
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 

शुद्धिपत्र 


भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2010 


क्र . - एफ - 65 - 07 - 09 - तीन - 608. - आयोग के आदेश क्रमांक एफ - 65 - 7 - 09 - तीन - 1693, दिनांक 29 दिसम्बर , 2009 द्वारा नगरपालिक 
निगम, सागर , जिला सागर के निर्वाचन परिणामों को अधिसूचित कराया गया है. यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", क्रमांक 
634, दिनांक 29 दिसम्बर , 2009 के पृष्ठ क्रमांक 1268 ( 9 ), ( 10 ) पर मुद्रित है, इसमें त्रुटिपूर्ण मुद्रित नाम को निम्नानुसार शुद्ध रूप में 
पढ़ा जावे : -- 


स . क्र . 


वार्ड क्रमांक . 

( 2 ) 


अशुद्ध मुद्रित नाम 

( 3 ) 


शुद्ध नाम 
( 4 ) 


श्री अ. नईम 
पंडित बृजकिशोर पुरोहित रामरतन 
संजीव पाण्डेय रमेश चंद 
कु. रूपकुमारी विरथरिया 
पुष्या लोकनाथ चौरसिया 


अ. नईम 
पंडित बृजकिशोर पुरोहित 
संजीव पाण्डेय 
रूपकुमारी विरथरिया 
पुष्पा लोकनाथ पटैल 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, 

हस्ता./ 
( अनुपम राजन ) 

सचिव , 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल . 


205 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित --2010 . 


